HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 300 राँची , शुक्रवार , 


4 जून , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

7 अप्रैल , 2021 
संख्या -03 / पद0-01 ( ख ) -11/2014 का . 2206 -- श्री मोईनउद्दीन खान , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
806/03 , गृह जिला- बोकारो ) , आयुक्त के सचिव , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद से 
स्थानांतरित को अगले आदेश तक अपने वेतनमान में परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 03 / पद0-01 ( ख ) -11/2014 का . 2207 -- श्री राधेश्याम प्रसाद , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
835 बी / 03 , गृह जिला- नवादा ) , संयुक्त निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ( स्कीपा ) , झारखण्ड , राँची 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 300 - 50 


